निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 528 ) 


15 वैशाख 1937 ( श0 ) 
पटना , मंगलवार , 5 मई 2015 


पंचायती राज विभाग 


अधिसूचनाएं 

1 अप्रील 2015 
सं0 840 / वि0 - 5 - 130 / 2013 - 2075 - 59 — बिहार पंचायत राज अधिनियम , 2006 की धारा - 94(2) सहपठित 
धारा - 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, 
सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य ) नियमावली, 2007 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

त नाम , विस्तार एवं प्रारंभ - ( 1 ) यह नियमावली बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन , 
सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) (संशोधन ) नियमावली, 2015 कही जा सकेगी । 

( 2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( 3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी । 

2. बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन , सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य ) नियमावली, 2007 के नियम 8 का उप - नियम 
( 2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा: 

"(2) ग्राम कचहरी में संविदा के आधार पर नियत फीस के भुगतान पर नियोजित न्याय मित्रों का नियोजन 
संबंधित ग्राम कचहरी में तब तक बना रहेगा जब तक नवगठित ग्राम कचहरियों हेतु न्यायमित्रों की नियुक्ति नहीं हो 
जाती है या इस नियमावली के प्रावधानों के अनुसार संविदा पर कार्यरत न्यायमित्रों की सेवा समाप्त नहीं की जाती है; 

परन्तु ग्राम कचहरियों में न्यायमित्रों की सेवा की अनवरत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य 
सरकार संविदा पर पूर्व से नियोजित न्यायमित्रों को संबंधित ग्राम कचहरियों में कार्य करने के लिए उन शर्तों एवं बंधेजों 
के अधीन प्राधिकृत कर सकती है जो राज्य सरकार विहित करे । 

निर्वाचन के बाद नवगठित ग्राम कचहरी द्वारा यथाशीघ्र न्यायमित्र के चयन की कार्रवाई की जाएगी । नई 
ग्राम कचहरी द्वारा पूर्व से कार्यरत न्यायमित्र को दोबारा चयन कर नियुक्त किया जा सकेगा । " 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट, 

सरकार के प्रधान सचिव । 
The 1st April 2015 
No. 8P /Vi-5 - 130 /2015 - 2075 - 59 — In exercise of the powers conferred by Section 
94 ( 2 ) read with Section 146 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 , the Governor of Bihar is 


PER JIGIC (3HTERUT), 5 HS 2015 
hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Gram Katchahry 
Nyayamitra (Appointment, Service Conditions and Duties ) Rules, 2007 : 
1. Short Title , Extent and Commencement .- ( 1) These Rules may be called the 

atchahry Nyayamitra (Appointment, Service Conditions and Duties ) 
(Amendment) Rules, 2015 . 

(2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar. 
( 3) It shall come into force at once. 

2 . Sub - rule ( 2 ) of Rule 8 of the Bihar Gram Katchahry Nyayamitra 
(Appointment, Service Conditions and Duties ) Rules , 2007 shall be substituted by the 
following: 

" (2 ) The services of Nyayamitras appointed on contract on payment of fixed 
fees shall continue in the respective Gram Katchahry untill the Nyayamitras are not 
recruited afresh in the newly constituted Gram Katchaharies or the services of the 
Nyayamitras working on contract are not terminated in accordance with the 
provisions of these Rules : 

Provided , that the State Government may authorise the Nyayamitras already 
appointed on contract to work in their respective Gram Katchahry under such terms 
and conditions as the Government may prescribe for the purpose of ensuring the 
availability of Nyayamitra in the Gram Katchaharies. 

The newly constituted Gram Katchahry shall take action for selection of 
Nyayamitra at the earliest after election . The new Gram Katchahry may , after 
reselection , appoint a Nyayamitra previously working as such ." 

By order of the Governor of Bihar , 

Sd /- Illegible , 
Principal Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JHC ( HHTERUT ) 528 -571+ 500 - STOŁOuto , 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


